निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 आषाढ़ 1936 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 27 जून 2014 


( सं० पटना 530 ) 


कार्यालय , निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना 


आदेश 

16 जून 2014 
सं0 05 / सह. साख.(बैंक) - 173 / 13 - 3244 — चूकि भारतीय रिजर्व बैंक के वेबसाईट पर अर्बन बैंक डिपार्टमेन्ट के 
नियामक कार्य में निम्मवत प्रावधान है: 

(ii) Licensing of Existing Primary (Urban ) Co -operative Banks 

In terms of sub -section (2) of Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 ( As 
Applicable to Cooperative Societies), the primary (urban ) cooperative banks existing in the 
country as on March 1, 1966 (when some banking laws were applied to UCBs ), were 
required to apply to the Reserve Bank of India . They were given three months to obtain a 


licence to carry on banking business . Similarly , a primary credit society which becomes a 
primary (urban ) cooperative bank by virtue of its share capital and reserves reaching Rs. 
One lakh (Rs. 1,00 ,000 ) and above was to apply to the Reserve Bank of India for a licence 
within three months from the date on which its share capital and reserves reach Rs . One 
lakh . The existing unlicensed primary (urban ) cooperative banks can carry on banking 
business till they are refused a licence by the Reserve Bank of India . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 जून 2014 
और चूंकि टैफकब की बैठकों की कार्यवाही की कार्यसूची द्वारा वर्ष 2012 में बैंकिग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की 
धारा - 22 में हुए संशोधन के आलोक में प्राथमिक साख समितियां, जिनका प्रदत्त हिस्सा - पूंजी और आरक्षित निधि रूपये 
एक लाख है अथवा एक लाख से कम है की सूची की मांग भारतीय रिजर्व बैंक की शहरी बैंक विभाग द्वारा मांग की 
जाती रही है । 

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में वैसी प्राथमिक साख सहकारी समितियां जिनका हिस्सा - पूंजी और आरक्षित 
निधि रू. 1,00, 000 (रूपये एक लाख) पहुँच चुकी है, को निदेश दिया जाता है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त 
प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वांछित आवेदन शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक , दक्षिणी गाँधी मैदान , 
पटना को समर्पित करें । 

एतद् द्वारा सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक / जिला सहकारिता पदाधिकारी / सहायक निबंधक, को भी निदेश 
दिया जाता है कि वे अपने स्तर से भी उक्त श्रेणी में आने वाली प्राथमिक साख सहकारी समितियों को संसूचित कर 
नियमानुकूल अनुपालन हेतु समुचित कार्रवाई करें । 

आदेश से , 
हुकुम सिंह मीणा, 
निबंधक, सहयोग समितियाँ । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 530 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


